रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 


सम्पमाजपत 


भाातको राजपत्र 
The Gazette of India 


ARMA 


OENTRAL 


- 


- 


TIMIRIT 


Indain 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 3 - उप- खंड (ii ) 
PART II Section 3 - Sub- section (IT) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 786 ] 

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2001/ कार्तिक 10, 1923 
No. 786 ) 

NEW DELHI, THUR 
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1,2001/KARTIKA 10, 1923 

वस्त्र मंत्रालय 
( पटसन आयुक्त का कार्यालय ) 

अधिसूचना 

कोलकाता , 5 अक्टूबर, 2001 
का . आ . 1070 ( अ ). -- पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ए. के . कापास , 
पटसन आयुक्त एतद्द्वारा प्रति सौ बोरों की अधिकतम फैक्टरी उत्तर ( एक्स फैक्टरी ) उषित कीमत रुपए 2114. 88 निर्धारित करत 

111490 निर्धारित करता है ।जिसमें अक्टबर. 
2001 के दौरान उन्हीं बी . टिव्लस बोरों ( पटसन का एक प्रकार) जिसका साइण 106.5 सें . मी . x 61 सें . मी ./ एच. डी . और द्रव्यमान प्रति बोरे 885 ग्राम 
हो अन्तिम छोर प्रति डेसीमीटर 76 ( + 4,- 3 ) हो तथा पिक्स प्रति डेसीमीटर 31 ( + 2,- 1 ) जिसमें बोरे की लम्बाई के मध्य भाग में 7.5 सें . मी . के अन्तर 
पर दोहरी ( प्रत्येक में तीन धागे ) नीली धारी तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि . मी . की दूरी पर दो क्रमागत हरे बाने का बना एक 
अतिरिक्त पहचान चिह भी हो । जिसमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के यथासंशोधित अद्यतन 
विनिर्देशन ( भा. मा . सं. 2566 -- 1993 ) के अनुरूप हो , पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए खरीदी अथवा बिक्री की जाएगी । 

प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय 
मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिह्न भी हो , भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामर्थ्य 
(विकींग स्ट्रेन्थ ) ताने की 160 के . जी. एफ , और बाने की 165 के. जी . एफ . हो । 

2. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई कीमत में जट विनिर्माता उपकर अधिनियम , 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शल्क और उपकर 
विक्रीसम्मिलित नहीं होंगे । इनका खरीददार अथवा वास्तविक प्राप्तकर्ता द्वारा फैक्टरी कीमत के अलावा अलग से भुगतान किया जाएगा । 

[ फा . सं . 8/ 2/ 2000 - पटसन ] 
ए. के . कापास, पटसन आयुक्त 


पकर 


MINISTRYOFTEXTILES 


(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER ) 

NOTIFICATION 


Kolkata , the 5th October, 2001 
S . O . 1070 (E ). - In exercise of the powas conferred by Soction 3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000 , 
I. A K Kapas, Jute Comissioner, hereby fix Rs. 2114 .88 per 100 bags as the maximum ex -factory fair price at which B . Twill 
( avariety ofTutoTextiles) of thesize 106.5cmx61cm/ HD, 885gms. massper bag , 76 ( + 4, - 3) endsperam, 31 ( + 2, - 1) picks 
3403 / 01/ 2001 

( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II. SEC. 3 (ii )] 


per dm ., double blue stripcs (3 threads each ) with a gap of 7.5 cm between the stripes running along the length of the bag 
at the centre along with additional identification marking of two consecutive green warp threads at a distance of about 150 
mm away from any one sideof theselvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS spocification 
(No. IS : 2566 - 1993 ) shall be purchased or sold for the States other than West Bengal during tho tuonth of October 2001, 
Every bag to be branded with monogram to be specified by DGS & D , Calcutta with the nameof tho manufacturing mill 
printed on it as well as BIS certification marking , The average minimum breaking strength shall Akgf for warp way and 
165 kgf for weftway as provided in the aforesaid specification of BIS. 

2 . The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of oxcise , cess . der Jute Manufacture 
Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by thepurchaserat actual. 

F. No. 8/ 2/ 2000 -Item 

A .K . KAPAS,Juto Commissioner 
अधिसूचना 

कोलकाता, 5 अक्तूबर, 2001 
का. आ . 107.1 ( अ ). -- पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 की धारा 3 में प्रदत्त शीक्तयों का प्रयोग करते हुए, मैं , ए. के. कापास, पटसन 
आयुक्त , एतद्वारा प्रति सौ बोरों की अधिकतम फैक्टरी उत्तर ( एक्स फैक्टरी) उचित कीमत रु. 1648. 47 निर्धारित करता हूँ जिसमें अक्तूबर 2001 के 
दौरान 50 कि . ग्रा . पैकिंग के लिए उन्हीं बि . टिवल्स् जूट बोरों की पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए खरीदी अथवा बिक्री की जाएगी, 
जिनका साइज 94 सें . मी. x 57 सें मी./ एच. डी . और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम हो , अन्तिम सिरे प्रति डेसीमीटर 76 ( +4, - 2 ) हो तथा पिक्स प्रति 
डेसीमीटर 28 ( + 2, - 1 ) जिसमें बोरे की लम्बाई के मध्य भाग में नीली धारी हो तथाकिनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि . मी . की दूरी पर 
दो क्रमागत हरे खाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिह्न हो, जिसमें मजबूतसिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय 
मानक ब्यूरो के वर्तमान विनिर्देशन ( सं. भा. मा , 12650 - 1997 अद्यतन यथासंशोधित ) के अनुरूप हो । प्रत्येक बोरों पर पूर्ति अथवा निपटान 
महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के पास ट्रेडमार्क हो तथा भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणनचिह्न 
भी हो । भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वाक्त विनिर्देशन में किये गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम सामर्थ्य( ब्रिकिंग स्ट्रेन्थ ) ताने की 160 के. जी . 
एफ. और खाने की 145 के. जी . एफ. हो । 

2. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई कीमत में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और 
उपकर विक्रीकर सम्मिलित नहीं होंगे । इनका खरीददार अथवा वास्तविक प्राप्तकर्ता द्वारा फैक्टरी कीमत के अलावा अलग से भुगतान किया जाएगा । 


[ फा. सं. 8/2/2000 - पटसन ] 
ए. के . कापास, पटसन आयुक्त 


NOTIFICATION 


Kolkata , the 5th October, 2001 
S.O . 1071 (E ). In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2006, 
I, AK .Kapas, Jute Commissioner , hereby fix Rs. 1648.47 per 100 bags as the maximum ex -factory fair price atwhich B . Twil 
Jute Bags for 50kg packing of the size 94 cm x 57 cm /HD , 665 gmis,mass per bag, 76 (+ 4, - 2) endsper dm , 28 (+ 2,-1) picks 
per dm ., single blue stripe running along the length of the bag at the center along with additional identification marking of 
two consecutive green warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge , dry sewn and 
conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS :12630 -1997, as amended till date ) shall be purchased 
or sold for the States other than West Bengal during the month of October 2001. Every bag to be branded with monogan 
to be specified by DGS & D , Calcutta with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification 

marking. The average minimumbreaking strength shall be 160 kgffor warpway and 145kgf for weftway as provided inthe 
aforesaid specification of BIS , 

2 . The price fixed under this Notification shall be cxclusive ofduty of exciso, cess payable under Juto Manufacture 
Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actual. 

[ F. No. 8/2/ 2000 - Jute] 
A. K. KAPAS, Jute Commissioner 


Printed by the Manager, Govt. of India Pras, Ring Road, Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054. 


